इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 

सत्यमेव 

जयते 

मध्यप्रदेश राजपत्र 

प्राधिकार से प्रकाशित 

क्रमांक 24 ] 

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 17 जून 2022 - ज्येष्ठ 27 , शक 1944 

भाग 3 ( 1 ) 

विज्ञापन 

अन्य सूचनाएं 

नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नंदकिशोर यादव मेरे सेवा अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम बेलमती बाई अंकित है जोकि 
गलत है जबकि सही नाम लक्ष्मी यादव है . अतः मेरी पत्नी को लक्ष्मी यादव के नाम से ही जाना पहचाना जावे . 

नया नाम 

पुराना नाम 
( बेलमती बाई ) 

( लक्ष्मी यादव ) 

( G - 1109 ) 

नाम परिवर्तन 

मैं , वसीम खान पिता श्री बन्ने खान सर्वसाधारण को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे नाम की स्पेलिंग मेरे पुत्र के स्कूल के रिकार्ड में 
त्रुटिवश Mohd Wasim Khan लिख गयी थी परन्तु मेरे सभी दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग Mohammad Waseem Khan लिखी हुई 
है मैं , इसी नाम से जाना , पहचाना एवं पुकारा जाता हूं यही मेरा सही नाम है . 

इस गजट के प्रकाशन के उपरांत मैं , Mohammad Waseem Khan के नाम से ही जाना , पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा . 

नया नाम 

पुराना नाम 
( Mohd Wasim Khan ) 

( Mohammad Waseem Khan ) 
पता : म . नं . 80 / ए , नवीन नगर कालोनी , 
ऐशबाग , हुजूर , भोपाल . 

( G - 1110 ) 

743 


प्र 


देश 


शा 


744 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

[ भाग 3 ( 1 ) 

नाम परिवर्तन 

मैं , अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री जवाहर लाल गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है . जबकि मेरे पुत्र 
की सी . बी . एस . ई . बोर्ड की मार्कशीट में मेरा नाम अजय गुप्ता लिख गया है . जबकि वर्तमान में मैं , अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री जवाहर 
लाल गुप्ता के नाम से ही जाना , पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे आधार कार्ड , पैन कार्ड इत्यादि में लिखा है , जो सत्य व सही है . अतः 
जावे . 
मेरे पुत्र की सी . बी . एस . ई . बोर्ड की मार्कशीट में मेरा नाम अजय गुप्ता के स्थान पर सही नाम अजय कुमार गुप्ता लिखा एवं पढ़ा 

नया नाम 

पुराना नाम 
( अजय गुप्ता ) 

( अजय कुमार गुप्ता ) 
पता - कृष्णा का पुरा , डबरा , ग्वालियर . 

( G - 1111 ) 

नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अमीरुद्दीन सैफी ( AMIRUDDIN SAIFEE ) था , जिसे मैंने परिवर्तित करके हुसैन 
सैफी ( HUSSAIN SAIFEE ) कर लिया है . अतः मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम हुसैन सैफी ( HUSSAIN 
SAIFEE ) से ही लिखा व पढ़ा जावे . 

पुराना नाम 

नया नाम 

अमीरूद्दीन सैफी ( AMIRUDDIN SAIFEE ) 

हुसैन सैफी ( HUSSAIN SAIFEE ) 
पता- 408 , पर्ल हाईट्स , चौथा फ्लोर , हैदरी 
टाउनशिप - बी , ट्रेजर टाउनशिप के सामने , बिजलपुर , 
इन्दौर ( म . प्र . ) . 

( G - 1112 ) 

नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मो . ऐहतेशाम खान ( Mohd . Ahtesham Khan ) है , जो कि मेरे समस्त दस्तावेज 
में भी लिखा हुआ है , किन्तु मेरे पुत्र अब्दुल्ला खान के स्कूल अभिलेख में मेरा नाम मो . एजाज खान ( Mohd . Aijaz Khan ) लिखा हुआ है 
जो कि मेरा घरेलु नाम है . अत : मेरे पुत्र के सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम मो . ऐहतेशाम खान 
( Mohd . Ahtesham Khan ) से ही लिखा - पढ़ा व जाना , पहचाना जावे . 

नया नाम 

पुराना नाम 
( मो . एजाज खान ) 

( मो . ऐहतेशाम खान ) 
पता - 129 , अशोका कॉलोनी , 

- 

इन्दौर ( म . प्र . ) . 

( G - 1113 ) 

नाम परिवर्तन 

मैं , मीना देवी पत्नी श्री अजय कुमार सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम मीना देवी है . जबकि मेरे पुत्र सी . बी . एस . ई . बोर्ड 
की मार्कशीट में मेरा नाम मीना देवी गुप्ता लिखा गया है , जबकि वर्तमान में मैं , मीना देवी पत्नी श्री अजय कुमार के नाम से ही जानी , पहचानी 
एवं पुकारी जाती हूं . जो मेरे आधार कार्ड , बैंक पासबुक इत्यादि में लिखा है , जो सत्य व सही है अतः मेरे पुत्र की सी . बी . एस . ई . बोर्ड मार्कशीट 
जावे . 
में मेरा नाम मीना देवी गुप्ता के स्थान पर सही नाम मीना देवी पत्नी श्री अजय कुमार लिखा एवं पढ़ा 

नया नाम 

पुराना नाम 
( मीना देवी गुप्ता ) 

( मीना देवी ) 

- 

पता - कृष्णा का पुरा , डबरा , ग्वालियर . 

( G - 1114 ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

745 

नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम श्रीमती निरंजना जैन पत्नी स्व . श्री कन्हैयालाल जैन था अब वर्तमान में मैंने 
अपना नाम परिवर्तन कर श्रीमती राधा जैन पत्नी स्व . श्री कन्हैयालाल जैन कर लिया है . शासकीय दस्तावेज राशनकार्ड , व समग्र आई . डी . में 
मेरा नाम श्रीमती राधा जैन अंकित है . श्रीमती निरंजना जैन व श्रीमती राधा जैन दोनों नाम मेरे हैं , मैं एक ही व्यक्ति हूँ . अब भविष्य में मुझे मेरे 
नये नाम श्रीमती राधा जैन ( RADHA JAIN ) के नाम से जाना व पहचाना जावे . 

नया नाम 

पुराना नाम 
( निरंजना जैन ) 

( राधा जैन ) 

पत्नी स्व . श्री कन्हैयालाल जैन 
निवासी - H. No. 59 वार्ड नं . 18 , 
किलागेट , भिण्ड ( म . प्र . ) . 

( G - 1115 ) 

नाम परिवर्तन 

1 , Tajwar Sultana Faruqui wife of IC - 29068K Colonel Sarfraz Ahmed Faruqui ( Retd . ) R / o 2 , Riyaz Manzil 
Compound , Kahnugaon , Bhopal ( Madhya Pradesh ) Pin - 462030 declare that my correct and full name is Tajwar Sultana 
Faruqui and NOT Tajwar Faruqui as mentioned in service records of my husband . 

New Name 

Old Name 
( TAJWAR FARUQUI ) 

( TAJWAR SULTANA FARUQUI ) 

( G - 1116 ) 

उपनाम परिवर्तन 

- 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , कमलेश उइके पुत्र श्री रामकिशन गौड़ , आयु 39 वर्ष , निवासी - वार्ड नं . 19 , ग्राम हतबास , 
तहसील पिपरिया , जिला होशंगाबाद ( नर्मदापुरम ) मध्यप्रदेश पूर्व में दस्तावेजों एवं शासकीय दस्तावेज मार्कशीट आधार कार्ड , समग्र आई.डी. 
आदि में मेरा नाम कमलेश कुमार गौड़ , कमलेश कुमार उइके , कमलेश कुमार लिखा है जिसे मैं पूर्व के उपनाम को परिवर्तित कर अपना नाम 
कमलेश उइके पुत्र श्री रामकिशन गौड़ कर लिया है एवं दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है भविष्य में मेरा नाम कमलेश उइके पुत्र श्री रामकिशन 
गौड़ ही लिखा एवं पढ़ा जावे . 

नया नाम 

पुराना नाम 
कमलेश कुमार गौड़ , 

कमलेश उइके 

आ . श्री रामकिशन गौड़ 

कमलेश कुमार , 
कमलेश कुमार उइके 

निवासी - वार्ड नं . 19 , ग्राम हतबास , तहसील पिपरिया , 
जिला होशंगाबाद ( नर्मदापुरम ) मध्यप्रदेश . 


( G - 1117 ) 


746 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

[ भाग 3 ( 1 ) 

उपनाम परिवर्तन 

- 

मैं , शैलेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पिता रामलाल विश्वकर्मा , उम्र लगभग 44 वर्ष , निवासी ग्राम पोस्ट हरदी , ( 631 ) हरदी , गौरह , रीवा मध्यप्रदेश 
के अंतर्गत निवास करता हूँ . शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि यह कि मैं , विसबल छटवी बटालियन रांझी , जबलपुर में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक 
के पद पर कार्यरत हूँ . मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम शैलेन्द्र कुमार बढ़ई पिता रामलाल बढ़ई दर्ज है , जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों जैसा आधार 
कार्ड , पैन कार्ड , बैंक पास बुक में शैलेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पिता रामलाल विश्वकर्मा दर्ज है . मेरी मूल जाति बढ़ई है तथा उप जाति 
विश्वकर्मा है . 

अतः मेरी सेवा पुस्तिका में दर्ज नाम शैलेन्द्र कुमार बढ़ई पिता रामलाल बढ़ई के स्थान पर शैलेन्द्र कुमार विश्वकर्मा दर्ज करने की 

कृपा करें . 

नया नाम 

पुराना नाम 
शैलेन्द्र कुमार बढ़ई 
पिता - रामलाल बढ़ई 

शैलेन्द्र कुमार विश्वकर्मा , 
पिता - रामलाल विश्वकर्मा , 

( G - 1118 ) 

नाम परिवर्तन 

मैं , पेशे से निजी विद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मचारी हूं . मेरा पूर्व नाम अशोक कुमार मिश्रा जिसे परिवर्तन के पश्चात् अशोक 
मिश्रा के नाम से जाना जाये एवं पढ़ा जाये . 

02 . 

यह कि अब मेरे पूर्व नाम से कुमार शब्द को विलोपित माना जाये एवं अशोक मिश्रा के नाम से जाना पहचाना एवं पढ़ा जाये . 

03 . 

यह कि मेरे समस्त शासकीय / गैर शासकीय दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट मेरे पूर्व नाम अशोक कुमार मिश्रा को अशोक मिश्रा पढ़ा जाये . 
यह कि उक्त दोनों नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं . किसी अन्य व्यक्ति के नहीं हैं . 

04 . 

यह कि मेरे परिचित संबंधीजन एवं आस - पास के लोग जो मुझे अशोक कुमार मिश्रा के नाम से जानते व पहचानते है अब मुझे 
अशोक मिश्रा के नाम से जाना जाये एवं संव्यवहार किया जाये . 

पुराना नाम 
अशोक कुमार मिश्रा 

नया नाम 
अशोक मिश्रा 

वार्ड क्र . 13 मकान नं . 15 गेट दफाई कोतमा कालरी 
जिला अनूपपुर ( म . प्र . ) 


( G - 1119 ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

747 

नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा परवेज तांबावाला पिता शब्बर हुसैन तांबावाला था जो पूर्व की हायर सेकेंडरी मार्कशीट 
में दर्ज है . पर मैंने अपना नाम बदलकर हुसैन तांबावाला पिता शब्बर हुसैन तांबावाला ( Hussain Tambawala S / O Shabbar Hussain 
Tambawala ) रख लिया है जो मेरे दस्तावेजों जैसे आधार , पेन कार्ड , पर दर्ज है एवं उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे है . 

अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम हुसैन तांबावाला पिता शब्बर हुसैन तांबावाला ( Hussain Tambawala S / O Shabbar Hussain 
Tambawala ) से ही जाना पहचाना लिखा - पढ़ा व बोला जाये सो विदित हो . 

पुराना नाम 

नया नाम 

( परवेज़ तांबावाला ) 

( हुसैन तांबावाला ) 

निवासी - 204 मरियम प्लाजा 841 खातीवाला टैंक इन्दौर . 

( G - 1120 ) 

नाम परिवर्तन 

मैं , क्षितिज मावदे पिता श्री सुधाकर राव मावदे निवासी एच.आई.जी. - 114 / बी मुखर्जी नगर , विदिशा म . प्र . - 464001 मेरे पुत्र का जन्म 
के समय नाम - विहान मावदे ( VIHAAN MAVADE ) लिखा गया है , परन्तु आज मेरे परिवार के समस्त परिजनों द्वारा यह सुनिश्चित किया 
गया है कि मेरे पुत्र का नाम विहान मावदे ( VIHAAN MAVADE ) के स्थान पर मेरे पुत्र को भविष्य में विहान मालोदे ( VIHAAN 
MALODE ) के नाम को सभी अभिलेखों में अंकित कर , जाना - पहचाना , पढ़ा - लिखा समझा जावे . 

नया नाम 

पुराना नाम 
( विहान मावदे ) 
( VIHAAN MAVADE ) 

विहान मालोदे ) 

( VIHAAN MALODE ) 

पिता- क्षितिज मावदे 

निवासी - एच.आई.जी. 114 / बी , मुखर्जी 

नगर , विदिशा रोड , म . प्र . 

( G - 1121 ) 

CHANGE NAME 

I , Sunitha V.S. Alias Sunita V S Chaitram Veedu W / o Shri Sadasivan KM Nambisan ( old name K M Sadasivan 
Nambisan ) and D / O Shri K. M. Vasudeva Sarma R / o Iris - 7 , Sector- 1 / A , Global Park City , Katara Hills , Huzur , 
Bhopal - 462043 have changed my name to Sunitha Sadasivan since we got married on 27-10-2001 , and an affidavit sworn 
before the notary public Bhopal on 03-06-22 . Henceforth I shall be known an Sunitha Sadasivan for all purposes . 

( SUNITA SADASIVAN ) 

( G - 1122 ) 


748 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

[ भाग 3 ( 1 ) 

जाहिर सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स श्री महावीर फैब्रिकेटर्स फर्म एवं संस्थाएं विभाग , इंदौर संभाग में पंजीकृत 
फर्म है . यहकि , दिनांक 04-01-2020 को श्री सुशील कुमार अग्रवाल पिता श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल निवासी 17-1 , साउथ 
तुकोगंज , इंदौर ( मध्यप्रदेश ) ने फर्म से भागीदार के रूप में इस्तीफा दे दिया है एवं वह फर्म के साझेदार नहीं रहे है साथ ही 
इसी दिनांक से फर्म का मुख्यालय का पता 57 , सार्थक रेसिडेन्सी , लिम्बोदी , इंदौर पर परिवर्तित किया गया है एवं दिनांक 
17-02-2022 को श्रीमती नीलम श्रीवास पति श्री प्रदीप श्रीवास निवासी 47 , सार्थक रेसिडेन्सी , लिम्बोदी , इंदौर ( मध्यप्रदेश ) 
फर्म में भागीदार के रूप में शामिल हुई है . यह सूचना भारतीय भागीदारी अधिनियम अंतर्गत पालनार्थ सूचना है . 

( राधेश्याम श्रीवास ) 
पार्टनर वास्ते 

श्री महावीर फैब्रिकेटर्स 

( G - 1123 ) 

आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ओम प्रकाश शर्मा पता- 259 , तुलसी विहार , सिटी सेन्टर , ग्वालियर 
म.प्र . पंजी क्र . 02-42-01-00187-10 दिनांक 22-11-2010 है . जिसमें दिनांक 01-04-2017 को 1. श्री अंकित शर्मा पुत्र 
श्री ओम प्रकाश शर्मा निवासी 259 , तुलसी विहार , सिटी सेन्टर , ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे 
है . एवं दिनांक 29-01-2022 को भागीदार 1. श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री गोविंद दास शर्मा निवासी 259 , तुलसी विहार , 
सिटी सेन्टर , ग्वालियर की मृत्यु होने से फर्म से पृथक हो रहे है . एवं दिनांक 30-01-2022 को 1. श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नी 
श्री अंकित शर्मा निवासी 259 , तुलसी विहार , सिटी सेन्टर , ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही है . 
आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 

( मिथलेश कुमारी शर्मा ) 
( भागीदार ) 

मैसर्स ओम प्रकाश शर्मा , 

259 , तुलसी विहार , सिटी सेन्टर , ग्वालियर म.प्र . 

( G - 1124 ) 

आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मॉ पीताम्बरा इन्टरप्राईजेज पता मिड -09 कर्ण कुंज कॉलोनी 
दतिया म.प्र . पंजी क्र . 02-39-01-0072-17 दिनांक 07-06-2017 है . जिसमें दिनांक 31-05-2022 को भागीदार 
1. श्रीमती प्रभा शर्मा पत्नी श्री मदन गोपाल शर्मा निवासी वार्ड क्र . 02 , मकान क्र . 53 ढोलीबुआ का पुल निकट नेक 
टेंट हाउस लश्कर ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रही है एवं इसी दिनांक 1. अमित कुमार चौधरी पुत्र 
श्री जगदीश चंद्र चौधरी निवासी निम्बाहेड़ा जाटान भीलवाड़ा राजस्थान 2. सागर चौधरी पुत्र श्री सुवा लाल चौधरी निवासी 
वार्ड नं . 04 बाज्या की खेड़ी बागोर भीलवाड़ा राजस्थान 3. प्रकाश चंन्द्र जाट पुत्र श्री लादू लाल जाट निवासी बोरियापूरा 
भीलवाड़ा राजस्थान फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे है एवं दिनांक 31-05-2022 से फर्म का मुख्य कार्यालय 
ऑफ केयर ऑफ केयर ऑफ रानी यादव पत्नि महेश यादव भूमि सर्वे क्रमांक 829 ग्राम व पोस्ट उदगुवा तहसील दतिया जिला 
दतिया से परिवर्तित कर फर्म का नवीन कार्यालय केयर ऑफ वीरेन्द्र सिंह यादव ग्राम पलोथर पोस्ट उदगुवा , जिला दतिया 
हो रहा है . आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 

( प्रेम नारायण सिंह ) 
( भागीदार ) 

मैसर्स मॉ पीताम्बरा इन्टरप्राईजेज , 

ग्राम व पोस्ट उदगुवा तहसील दतिया जिला दतिया 

( G - 1125 ) 


749 

भाग 3 ( 1 ) ] 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राकेश एजेंसी , सतना ( म.प्र . ) में दिनांक 31 अगस्त 2020 से 
भागीदार श्री अनुराग कुमार बंसल और श्री विश्वनाथ प्रसाद बंसल को उनकी स्वेच्छा से पृथक किया जाता है . ऊपर वर्णित 
तिथि के पश्चात् पृथक किए गए भागीदार का फर्म से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं रहेगा तथा भागीदार श्री सुरेंद्र सिंह 
सलूजा , श्री विजय कुमार बंसल और राजेश कुमार जैन को सभी मौजूदा भागीदारों की सहमति से एक नए भागीदार के रूप 
में भर्ती किया गया है . 

शेष पार्टनर्स यथावत फर्म में बने रहेंगे . 

( श्याम बंसल ) 
( भागीदार ) 

मेसर्स राकेश एजेंसी , सतना ( म.प्र . ) . 

( G - 1126 ) 

आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मैसर्स मोटर मित्र , 117 , नेपियर टाउन , जबलपुर रजिस्ट्रेशन 
क्रमांक 303 में दिनांक 24-05-2017 से श्री शांतिलाल गुगलिया के निधन के कारण उनका नाम साझेदारी की सूची में शामिल 
नहीं है एवं दिनांक 01-11-2021 से श्रीमती चाँद कुंवर बाई गुगलिया एवं श्रीमती अकिला बाई गुगलिया भी साझेदार नहीं 
है एवं दिनांक 01-11-2021 से श्री जसवंत सिंह गुगलिया को नए साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है . 

अब वर्तमान में उपरोक्त फर्म के श्री जसवंत सिंह गुगलिया वल्द श्री प्यारे लाल गुगलिया 33.33 % , श्री सुधीर गुगलिया 
वल्द श्री शांतिलाल गुगलिया 33.34 % एवं श्री कांतिलाल गुगलिया वल्द श्री नवरतनमल जी गुगलिया 33.33 % , शेयर के ही 
भागीदार है . सो विदित होवे . 

1 

( सुधीर गुगलिया ) 
( भागीदार ) 
वास्ते मोटर मित्र 

( G - 1127 ) 

जाहिर सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म M / s ELTELENGINEERS . ई . डब्लू एस . 256 बैंक कॉलोनी , 
भरहुत नगर , सतना , जिला सतना ( म.प्र . ) जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एण्ड सोसायटी रीवा , संभाग रीवा से पंजीकृत है जिसका 
पंजीकरण क्रमांक 05-26-01-00006-10 दिनांक 16-04-2010 है उक्त साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार 
श्रीमती सुमन अग्रवाल पुत्री स्व . श्री यमुना प्रसाद अग्रवाल , उम्र 56 वर्ष , पता , आस्था एस्टेट के पास भरहुत नगर , सतना जिला 
सतना ( म.प्र . ) को दिनांक 01-11-2021 को फर्म से अलग किया जा रहा है एवं इनके स्थान पर नवीन साझेदार पक्षकार 
श्री आदित्य विक्रम पुत्र श्री विनोद कुमार अग्रवाल उम्र 27 वर्ष , पता , एच . आई.जी. 111 भरहुत नगर , सतना , जिला सतना 
( म.प्र . ) को फर्म में दिनांक 01-11-2021 को सम्मलित किया जा रहा है जो भविष्य में फर्म से सम्बंधित सभी प्रकार के लेन - देन 
या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है . 


750 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

[ भाग 3 ( 1 ) 

उक्त फर्म में उपरोक्त संशोधन के साथ फर्म के पते में भी पार्टनर्स की सर्वे सहमति से संशोधन किया जा रहा है जो 
पूर्व में पता , 101 एल.बी. काम्पलेक्स , बस स्टैंड के पास , सतना में स्थित था जो कि अब पता - ई . डब्लू . एस . 256 बैंक कॉलोनी , 
भरहुत नगर , सतना , जिला सतना ( म.प्र . ) में स्थित है . 

यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो सात दिवस के भीतर उपरोक्त पते पर सूचित करें . 

( पार्टनर ) 

( विनोद कुमार अग्रवाल ) 
( सिद्धार्थ कुमार अग्रवाल ) 

( आदित्य विक्रम ) 

M / s ELTEL ENGINEERS 

( G - 1128 ) 

जाहिर सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन फर्म एवं संस्थाएं विभाग , इंदौर संभाग में पंजीकृत फर्म 
है . यह कि , दिनांक 01-04-2019 को श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल पिता श्री द्वारकादास अग्रवाल , निवासी – 57 – 58 , कबीर निकुंज 
सोसायटी , भटर रोड , सुनवाली , सूरत ( गुजरात ) श्री निशांत अग्रवाल पिता श्री पवन अग्रवाल , निवासी - 37 , आनन्दा नगर , रिंग 
रोड , इंदौर ( मध्यप्रदेश ) , एवं श्रीमती रिंकु गुप्ता पति श्री मनोज गुप्ता निवासी 62 , संविद नगर , कनाड़िया रोड , इंदौर 
( मध्यप्रदेश ) फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुये हैं साथ ही फर्म के मुख्यालय का पता , खसरा नंबर 363 - 3 , फनडोर , ए 
बी रोड राउ पिगडंबर , इंदौर ( मध्यप्रदेश ) पर परिवर्तित किया गया है . इसके अतिरिक्त दिनांक 10-11-2020 को श्री पीयूष 
कुमार अग्रवाल पिता श्री प्रेम कुमार गोयल , निवासी , 101 , दिल पसंद हाइट्स , 3 कैलाश पार्क , इंदौर ( मध्यप्रदेश ) की 
से फर्म के साझेदार नहीं रहे एवं इसी दिनांक से श्रीमती इंदिरा गोयल पति श्री प्रेम कुमार गोयल , निवासी , 101 , दिल पसंद 
हाइट्स , 3 कैलाश पार्क , इंदौर ( मध्यप्रदेश ) एवं श्री हर्ष कुमार अग्रवाल पिता श्री ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी 23 , मिश्रा विहार 
कॉलोनी , कैलाश पार्क , इंदौर ( मध्यप्रदेश ) फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं . साथ ही दिनांक 31-03-2021 को श्रीमती 
इंदिरा गोयल पति श्री प्रेम कुमार गोयल निवासी - 101 , दिल पसंद हाइट्स , 3 कैलाश पार्क , इंदौर ( मध्यप्रदेश ) ने फर्म से त्यागपत्र 
दे दिया है एवं वह फर्म की साझेदार नहीं रही एवं दिनांक 01-04-2021 से श्री अयोध्या प्रसाद द्वारकादास अग्रवाल पिता 
श्री द्वारकादास अग्रवाल , निवासी , 701 , वाटर हिल्स रेसिडेन्सी , अलथान , सूरत ( गुजरात ) फर्म में साझेदार के रूप में शामिल 
हुये हैं . यह सूचना भरतीय साझेदारी अधिनियम अंतर्गत पालनार्थ है . 

मृत्यु होने 

— 

( पार्टनर ) 
वास्ते मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन 

( G - 1129 ) 

स्थान परिवर्तन 

मैं , चैतन्य जायसवाल साझेदार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ की मेसर्स सी . जे . इंवेस्टमार्ट फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रेशन 
फर्म्स एवं संस्थाएं . इंदौर में पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0009-16 सन् 2016- 17 दिनांक 22.04.2016 है . फर्म के पंजीयन 
पते में परिवर्तन किया गया है . पूर्व पता : 203 ऐ - कॉर्पोरेट हाउस , तीसरी मंजिल , 169 , आर . एन . टी . मार्ग , इंदौर -452001 से 
परिवर्तित होकर वर्तमान पता - 502 , अपोलो प्रीमियर , विजय नगर चौराहा , इंदौर -452010 हो गया है . 

अतः सर्वसाधारण को सूचित हो . 

( पार्टनर ) 

मैसर्स सी . जे . इंवेस्टमार्ट 

द्वारा चैतन्य जायसवाल , ( साझेदार ) 

502 , अपोलो प्रीमियर , 

विजय नगर चौराहा , इंदौर 


( G - 1130 ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

751 

आम- सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जटाशंकर कन्सट्रक्शन कम्पनी से जो नौगांव , जिला छतरपुर म 0 प्र 0 
में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 1578 / 011 , दिनांक 04.11.2011 है जिसमें दिनांक 27.11.2020 को भागीदार 
श्री कुलदीप अग्निहोत्री अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक हो गए हैं . चूकि फर्म से वर्तमान में कुल भागीदार की संख्या दो थी 
जिसमें से एक भागीदार के पृथक हो जाने से फर्म स्वतः विघटन ( भंग ) हो गई है . आप एवं सर्वजन सूचित हों . 

( भागीदार ) 

फर्म- मैसर्स जटाशंकर कन्स्ट्रक्शन कंपनी 
नौगांव छतरपुर ( म.प्र . ) . 

( G - 1131 ) 

आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री बालाजी कोल्ड स्टोरेज , पता- सर्वे नं . 751 / 1 / 2 , ग्राम 
उंडासा तहसील एवं जिला उज्जैन , ( म.प्र . ) जिसका पंजीयन क्रमांक 07 / 33/01/00010 / 10 सन् 2010-2011 
दिनांक 13.05.2010 है . जिसे आज दिनांक 26.02.2022 तक निम्नलिखित भागीदारगण फर्म का संचालन कर रहे थे : 

1 . 

रतनलाल पाटीदार आत्मज नगजीराम पाटीदार . 

2. रमेश पाटीदार आत्मज रतनलाल पाटीदार . 

3. दिनेश पाटीदार आत्मज रतनलाल पाटीदार . 

दिनांक 26.02.2022 को भागीदार रतनलाल पाटीदार आत्मज नगजीराम पाटीदार का निधन हो जाने से और उनकी 
अंतिम वसीयत अनुसार , दिनांक 27.02.2022 से यह फर्म शेष भागीदारों द्वारा अपने पुरवतती स्वरूप में चलायी जाएगी . इस 
प्रकार आज दिनांक 27.02.2022 से फर्म श्री बालाजी कोल्ड स्टोरेज में निम्नलिखित भागीदार हैं : 

1. रमेश पाटीदार आत्मज रतनलाल पाटीदार . 

2 . 

दिनेश पाटीदार आत्मज रतनलाल पाटीदार . 

भागीदारी फर्म मैसर्स श्री बालाजी कोल्ड स्टोरेज में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हों . 

दिनेश पाटीदार 
( भागीदार ) 

फर्म- श्री बालाजी कोल्ड स्टोरेज , ग्राम उंडासा तहसील एवं डिस्ट्रिक्ट उज्जैन ( म.प्र . ) . 

( G - 1132 ) 


752 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

[ भाग 3 ( 1 ) 

आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन ( साझेदारीफर्म ) कार्यालय 09 10 लाइन 
नंबर 01 बिरला नगर , ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) 474003 पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0117/19 एवं पंजीयन दिनांक 
23. जुलाई 2019 है . 

जिसका संशोधित विलेख दिनांक 09 जून 2021 को सम्पादित हुआ जो इस प्रकार है की प्रथम , श्री हेमंत पटेल पुत्र 
श्री हरिशंकर पटेल एवं जीतेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री अंगद सिंह कुशवाहा स्वेछा से त्याग - पत्र देकर फर्म से हट रहे हैं द्वितीय , 
नरेन्द्र सिंह कुशवाहा पुत्र श्री जाहर सिंह फर्म में सम्मिलित हुए हैं . यहाँ जानकारी आमजन को सूचित हो . 

मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन 

लोकेन्द्र सिंह ठाकुर 

( पार्टनर ) 

पता - 09 10 लाइन नंबर 01 बिरला नगर , ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) 

( G - 1133 ) 

आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गढ़ाकोटा गैस सर्विस , दमोह रोड , गढ़ाकोटा , जिला सागर , 
म.प्र . पंजीयन क्रं . 06/09/05 / 0111/16 सन् 2015 - 2016 दिनांक 08/03/2016 पर पंजीकृत है . उक्त फर्म में पंजीयन 
के समय श्रीमती उषा देवी शाह जी व श्री अजय शाह जी भागीदार थे . उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 07/05/2021 
को श्रीमती उषा देवी शाह जी के दिनांक 06/05/2021 के मृत्यु होने के कारण फर्म के भागीदारी से पृथक् हो गए है . और 
दिनांक 07/05/2021 को श्रीमती किरण शाह जी फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया जिसका विलेख दिनांक 
26/04/2022 को निष्पादित किया गया है . वर्तमान में श्री अजय शाह जी व श्रीमती किरण शाह जी फर्म में भागीदार है . 
फर्म भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है . 

प्रार्थी 
अजय शाह जी 

भागीदार 

मेसर्स गढ़ाकोटा गैस सर्विस 

दमोह रोड , गढ़ाकोटा , जिला सागर ( म.प्र . ) 

( G - 1134 ) 


753 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

भाग 3 ( 1 ) ] 

आम 

सूचना 

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि PANDAY BROTHERS VIJAY TALKIES CHOURAHA , NEAR 
RADHA MEDICAL ITWARI WARD सागर , जिला सागर , म ० प्र ० पंजीयन क्रमांक 06/09/01/0072/19 सन् 
2019-2020 दिनांक 15/10/2019 पर पंजीकृत है उक्त फर्म में पंजीयन के समय Shri Abhishek Pandey , 
Shri Aakash Pandey , Shri Chetanya Krishna Pandey And Smt . Anita Pandey भागीदार थे . उक्त फर्म की रचना 
परिवर्तन दिनांक 27.05.2022 को Shri Ashutosh Pandey को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया . उक्त दिनांक 27 . 
05.2022 को Shri Aakash Pandey फर्म के भागीदारी से पृथक् हो गये हैं वर्तमान Shri Abhishek Pandey , Shri Chetanya 
Krishna Pandey And Smt . Anita Panday And Shri Ashutosh Pandey फर्म में भागीदार हैं फर्म के भागीदारों के मध्य 
कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है . सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है . 

Abhishek Pandey , 
( भागीदार ) 

मेसर्स PANDAY BROTHERS VIJAY TALKIES 
CHOURAHA , NEAR RADHA MEDICAL ITWARI 

WARD सागर , जिला सागर ( म ० प्र ० ) . 

( G - 1135 ) 

आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स प्रगति खनिज उद्योग जो 11 सद्भावना नगर , मकरोनिया , सागर , 
म 0 प्र 0 पंजीयन क्रमांक एस . एफ . 203 सन् 2003 दिनांक 27/01/2003 पर पंजीकृत है उक्त फर्म में पंजीयन के समय 
श्री कैलाश कोठारी व प्रदीप रेजा भागीदार थे . उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 01.04.2022 को श्री ज्ञायक मोदी व सम्यक 
मोदी को फर्म के भागीदारों में सम्मिलित किया गया . वर्तमान में श्री कैलाश कोठारी , श्री प्रदीप रेजा , श्री ज्ञायक मोदी व 
श्री सम्यक मोदी फर्म में भागीदार हैं . फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नही है . सर्व साधारण को 
सूचित किया जाता है . 

कैलाश कोठारी 
( भागीदार ) 

मैसर्स प्रगति खनिज उद्योग 

11 , सदभावना नगर , मकरोनिया , सागर ( म ० प्र ० ) . 

( G - 1136 ) 


754 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

[ भाग 3 ( 1 ) 

न्यायालय पंजीयक लोक सेवा न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली जिला देवास म.प्र . 
प्रकरण क्र ० 2 बी 113 / 2021-2022 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 ( क 30 ) की धारा 05 की 
उपधारा 02 और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1962 के नियम 5 ( 1 ) अनुसार आवेदकगण श्री शांतिलाल लुणावत 
अध्यक्ष एवं शांतिलाल मेहता सचिव वर्धमान जैन स्थानक वासी श्रावक संघ न्यास हाटपीपल्या तह . हाटपीपल्या , जिला देवास 
म.प्र . द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 1951 ( क 30 ) की धारा 04 के अन्तर्गत ट्रस्ट बनाकर उसके पंजीयन 
हेतु आवेदन पत्र मेरे न्यायालय में प्रस्तुत किया होकर जिसका प्रकरण क्रं . 2 बी 113 / 2021-2022 पर दर्ज होकर पंजीयन 
हेतु प्रचलित है . उक्त न्यास की पंजीयन पर किसी व्यक्ति , संस्था , संगठन आदि को किसी प्रकार की कोई दावा आपत्ति हो 
तो विज्ञप्ति दिनांक 25 अप्रैल 2022 से दिवस के अन्दर मेरे न्यायालय में कार्य दिवस के समय 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे 
तक मय दस्तावेज के स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से पैश करें बाद म्याद दावा आपत्ति मान्य नहीं होकर 
न्यास का पंजीयन कर दिया जावेगा . 

दिनांक 23 मार्च 2022 

शोभाराम सोलंकी , 

स्थान- बागली 

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी . 

( G - 1137 ) 

कार्यालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी , उपखण्ड- जावरा , 

जिला रतलाम ( म.प्र . ) 

क्रमांक / 2083 / रीडर - 3 / 22 

जावरा , दिनांक 21 अप्रैल 2022 

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक श्री सुरेशचन्द्र पिता अवंतिलाल शर्मा , निवासी 286 अँधेरी गली ग्राम कालूखेड़ा , तहसील 
पिपलौदा द्वारा आवेदन - पत्र अन्तर्गत धारा 4 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के तहत प्रस्तुत कर श्री विश्वकर्मा जांगिड़ ब्राहमण मेवाड़ा 
समाज सकल पंच मन्दिर पेढ़ी ट्रस्ट सुखेड़ा का ट्रस्ट पंजीयन एवं नवीन कार्यकारिणी गठित करने का निवेदन किया है . 

/ / पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण / / 

1 . 

न्यास का पूरा नाम 

श्री विश्वकर्मा जांगिड़ ब्राहमण मेवाड़ा समाज सकल पंच मन्दिर 
पेढ़ी ट्रस्ट सुखेड़ा 

2 . 

चल सम्पत्ति का विवरण 

पीतल घंटी 2 नग , चांदी के मुकुट 3 नग , घड़ियाल मशीन 1 नग , आरती बड़ी 

1 नग , अलमारी 1 नग , झूला 1 नग , दान पेटी 1 नग , अनुमानित कीमत रुपये 
1,15,000 / - एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा , सुखेड़ा के बचत खाता क्रमांक 
666011009019 में राशि रुपये 4,91,819 / - जमा है . 

अचल सम्पत्ति का विवरण 

ग्राम सुखेडा स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 1143 रकबा 2.170 हेक्टर असिंचित भूमि है . 

हिमांशु प्रजापति 
अनुविभागीय अधिकारी . 


3 . 

( G - 1138 ) 


755 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

भाग 3 ( 1 ) ] 

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट , तहसील - कोलार , जिला - भोपाल 

प्रकरण क्र 0 0002 बी - 113 / 2022-2023 

[ म 0 प्र 0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 ( 1 ) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम ( 1 ) के अन्तर्गत ] 

# 

जैसा कि आवेदक अध्यक्ष श्री सत्यपाल जैन आ ० स्व ० श्री बाबूलाल जैन , निवासी ई - 4 / 160,10 नंबर मार्केट के पास 
अरेरा कॉलोनी , भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा " आत्म आराधना प्रभावना पारमार्थिक ट्रस्ट " कार्यालय का पता 
ई - 4 / 160,10 नंबर मार्केट के पास अरेरा कॉलोनी , भोपाल मध्यप्रदेश का पंजीयन किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क का चालान , 
ट्रस्ट डीड एवं ई - स्टॉम्प ड्युटी रुपये 1000 / - संलग्न कर मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई 
गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है . 

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 30 जून 2022 को विचार में लिया 
जावेगा . कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो , लिखित 
में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के " एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा 
अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है . उपर्युक्त 
अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा . 

# 

" अनुसूची " 

1 . 

ट्रस्ट का नाम व पता 

आत्म आराधना प्रभावना पारमार्थिक ट्रस्ट " 

पता- ई –4 / 160,10 नंबर मार्केट के पास अरेरा कॉलोनी , भोपाल ( म.प्र . ) . 

2 . 

चल सम्पत्ति 

निरंक | 

3 . 

अचल सम्पत्ति 

निरंक | 

आज दिनांक 31 मई 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया । 

क्षितिज शर्मा 

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार . 

( G - 1139 ) 


1 


[ भाग 3 ( 1 ) 


756 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2022 

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला रतलाम ( म.प्र . ) 

क्रमांक / परिसमापन कक्ष / 2022 / 833 

रतलाम , दिनांक 30 मई 2022 . 

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 4 ) सी / ग के अन्तर्गत ] 

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 4 ) सी / ग के अन्तर्गत सरदार पटेल फल - फूल , साग - सब्जी 
सहकारी संस्था मर्यादित तितरी , जिला रतलाम , जिसका पंजीयन क्रमांक 37 , दिनांक 27 फरवरी 2013 को आदेश क्रमांक / परिसमापन 
/ 2020 / 1440 , दिनांक 03 फरवरी 2020 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आशीष लोहरा , सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक 
नियुक्त किया गया था . 

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों 
ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि निर्वाचन न कराने पर संस्था को परिसमापन में लाया गया है , उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
संस्था को पुर्नजीवित किया जाना आवश्यक है . 

परिसमापक के आवेदन से मैं , इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हॅू कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक 
है . उक्त के प्रकाश में , यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुर्नजीवित किया जावे . 

अतः मैं , सुनिल कुमार सिंह , उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं , जिला रतलाम , म.प्र . शासन सहकारिता विभाग की विज्ञाप्ति 
क्रमांक / एफ – 5–1–99 पन्द्रह - 1 सी , दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र . सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 4 ) सी / ग के अन्तर्गत सरदार पटेल फल - फूल , साग - सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित , तितरी जिसका 
पंजीयन क्रमांक 37 , दिनांक 27 फरवरी 2013 का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्यसंचालन के लिए तीन सदस्यीय 
कमेटी नियुक्त करता हूँ उक्त कमेटी में निम्नानुसार सदस्य हैं 01. श्री बलराम पाटीदार पिता मोतीलाल निवासी , पाटीदार मांगलिक टेन्ट 
हाउस करमदी रोड , रतलाम 02. श्री भेरूलाल पाटीदार पिता अम्बाराम निवासी नयागांव कुआझांगर 03. श्री कैलाशचन्द्र पाटीदार पिता 
कन्हैयालाल निवासी ग्राम तितरी तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन संपन्न कराने 
के लिए आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 मई 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है . 

एस . के . सिंह 
उप पंजीयक . 

( G - 1140 ) 

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 . 


इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 

क्रमांक 24 ] 


ट 

सत्यमेव 

जयते 

मध्यप्रदेश राजपत्र 

प्राधिकार से प्रकाशित 

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 17 जून 2022 - ज्येष्ठ 27 , शक 1944 

भाग 3 ( 2 ) 

सांख्यिकीय सूचनाएं 

( कुछ नहीं ) 

47 

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 . 


